A 


MIT . . . 
ICC 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 कार्तिक 1936 ( श०) 


संख्या 536 राँची , शुक्रवार 


24 अक्टूबर, 2014 ( ई० ) 


राज्य निर्वाचन आयोग , झारखण्ड 


अधिसूचना 
21 अक्टूबर , 2014 


संख्या- 39/ 2014 रानि आ० 1739-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 की धारा 541 
की उपधारा ( 2) तथा झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम 
24 के अध्यधीन राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 1541 दिनांक 16 सितम्बर , 2014 
द्वारा चास नगर परिषद वर्ग ( क) के निर्वाचन 2015 के लिए श्री राकेश कुमार दूबे, प्रभारी जिला 
पंचायती राज पदाधिकारी, बोकारो को जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ( नगरपालिका ) के रूप में नाम 
निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित किया गया था । 


__ 2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 24 अक्टूबर, 2014 
2. पुनः जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)- सह - उपायुक्त बोकारो से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में 
राज्य निर्वाचन आयोग चास नगर परिषद वर्ग ( क) के निर्वाचन 2015 के लिए निम्नलिखित पदाधिकारी 
को जिला उप -निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित करता 


जिला का नाम 


नगर पालिका का नाम 


नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी 


___ 2 


3 


4 


1 


बोकारो 


चास नगर परिषद वर्ग 

( क ) 


श्री जगदीप तिग्गा , 
प्रभारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी , 
बोकारो । 


3. पूर्व के आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 


राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से , 


(ह०/-) अस्पष्ट, 


संयुक्त निर्वाचन आयुक्त , 
राज्य निर्वाचन आयोग , 
झारखण्ड, राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 536 - 50 | 


